HOM 
: : 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 
7 जून, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 571 


राँची, गुरुवार 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
6 जून, 2018 


संख्या- परि०वि०( स्था .)- 124/ 2015/ 459 -- मुख्य सचिव , झारखण्ड के पत्रांक - 463, दिनांक 
24 अप्रैल , 2018 के क्रम में विभागीय पत्रांक - 742, दिनांक 2 मई , 2018 के आलोक में विभिन्न 
उपायुक्तों द्वारा अनुशंसित निम्नांकित कार्यपालक दण्डाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम , 1988 
की धारा - 200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है : 


क्र . सं . 


जिला का नाम 

लातेहार 


3 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 
श्री रूपेश कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार 
2. श्री देवराज गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी , लातेहार 
| श्री संतोष कुमार प्रजापति, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला 
| श्री रविन्द्र गागराई , कार्यपालक दण्डाधिकारी , खूटी 

श्री प्रभाष कुमार दत्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो 
श्री साकेत कुमार सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो ( तेनुघाट ) 
श्री देवलाल उराँव , कार्यपालक दण्डाधिकारी , देवघर 
श्री अनन्त झा , कार्यपालक दण्डाधिकारी , मधुपुर 


गुमला 

खूटी 
बोकारो 


| 1. 


देवघर 


पाकुड़ 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 7 जून , 2018 
श्री महेन्द्र मांझी , कार्यपालक दण्डाधिकारी , पाकुड़ 
श्री रामप्रवेश कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी , पाकुड़ 
श्री महेन्द्र रविदास, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह 

श्री नरेश कुमार वर्मा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ 
| श्री महेन्द्र छोटन उराँव , कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ 


गिरिडीह 


रामगढ़ 


2. उपरोक्त सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी 
के पर्यवेक्षण में वाहनों की जाँच करेंगे एवं दण्ड शुल्क इत्यादि जिला परिवहन कार्यालय में जमा 
कराना सुनिश्चित करेंगे । 

3. संबधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने 
जिलान्तर्गत खनन क्षेत्र में अवैध वाहनों के परिचालन की रोक - थाम हेतु व्यवसायिक वाहनों की 
नियमित सघन जॉच हो । 

4. सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरयान 
नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वाहनों की जाँच एवं दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई करेंगे । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेन्द्र हेमरोम , 
सरकार के उप सचिव 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 571 -- 50 


